निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 कार्तिक 1940 ( श0 ) 
( सं० पटना 949 ) पटना , शुक्रवार , 26 अक्तूबर 2018 


सं० कारा / स्था०(विविध ) - 01 - 19 / 2017 - 7241 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा ) 


संकल्प 


विषयः 


10 अक्तूबर 2018 
बिहार कारा सेवा / बिहार प्रोबेशन सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन 
प्रतिवेदन में अंकित अभ्युक्तियों के विरूद्ध प्रतिवेदित पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन पर 

अंतिम निर्णय लेने हेतु रेफरल बोर्ड ( Referral Board) के गठन के संबंध में । । 
बिहार कारा सेवा / बिहार प्रोबेशन सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 
( Perfomance Appraisal Report ) के विरूद्ध कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन विशेष के संदर्भ में संबंधित 
प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकारों के मंतव्य पर असहमति की स्थिति में प्रतिवेदित पदाधिकारी से प्राप्त 
अभ्यावेदन पर विभाग द्वारा लिये गये निर्णय से असहमति की स्थिति में प्रतिवेदक पदाधिकारी 15 दिनों के अंदर अपना 
अभ्यावेदन रेफरल बोर्ड ( Referral Board ) के समक्ष समर्पित कर सकेंगे । प्रतिवेदक पदाधिकारी द्वारा समर्पित ऐसे 


अभ्यावेदन पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त , अंतिम निर्णय लेने हेतु विभागीय स्तर पर रेफरल बोर्ड ( Referral Board ) 
का गठन निम्नरूपेण किया जाता है : 
(i) प्रधान सचिव, गृह विभाग 

- अध्यक्ष 
(ii) महानिरीक्षक , कारा एवं सुधार सेवाएँ 

सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 26 अक्तूबर 2018 


___(iii) वरीय प्रभारी पदाधिकारी (PAR), कारा एवं सुधार सेवाएँ - संयोजक 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय । । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

(ह०) अस्पष्ट, 
उप - सचिव - सह - उप निदेशक (प्रशासन ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 949-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic.in 


